सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

27 भाद्र , 1938 ( श० ) 
संख्या- 703 राँची, सोमवार , 

18 सितम्बर , 2017 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
18 अगस्त, 2017 


संख्या - 13/ वरीय नि० सं०- 108/ 2014 का० - 9116 -- श्री घनश्याम कुमार मल्लिक , अध्यक्ष , 
अपीलीय न्यायाधिकरण , आर०आर०डी०ए०, राँची के आवेदन तथा झारखण्ड उच्च न्यायालय की 
अनुशंसा के आलोक में श्री मल्लिक को दिनांक 29 अगस्त , 2017 के पूर्वाहन के प्रभाव से स्वैच्छिक 
सेवानिवृत्ति की स्वीकृति दी जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 703-- 50 


